रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L .- 33004 / 99 


सत्यमेवमयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PARTIK Section 34Sub -section ( ü ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1071 
No. 107 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 2, 2005 / माघ 13 , 1926 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2005 MAGHA 13 , 1926 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 


का . आ . 127 ( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 14 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 
आ0 193( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय मेडिकल सेन्टर, 283 टी0टी0के0 रोड, चेन्नई 
600018 द्वारा पेरूमलपुरम, पंचायत , जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले 
अस्पताल के निर्माण , साज -सज्जा तथा उपस्करों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 
1997- 98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में क्रम सं0 14 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में26 नवम्बर 1995 की 
अधिसूचना सं0 स0आ0 1174 ( अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000- 2001 से आरम्भ होने वाले 
वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20 सितम्बर 
2001 की अधिसूचना सं0 स0आ0 923 ( अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा परियोजना की लागत 
को 162 .78 लाख रुपए से संशोधित करके 385 . 78 लाख रुपए किया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की 
संभावना है । 

और, जब समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही 
है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है ; 


31 ( 112005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEc . 3( i)] 


इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1981( 1961 का 43 ) की धारा 35 क 
ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय मेडिकल सेन्टर , 283 टी0टी0के0 रोड, चेन्नई- 800018 द्वारा पेरूमलपुरम , 
पंचायत , कन्याकुमारी , जिला तमिलनादु में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण, साज- सज्जा 
तथा उपस्करों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003- 2004 से प्रारंभ होने वाले . 
वर्ष से आगे तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए अनुमोदित लागत में कोई 
परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 26 / 2005 / फा. सं. एनसी- 270/ 408 / 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


S .O . 127( E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) number S . O . 193( E ) dated the 14th March , 1996 , issued under sub - section ( 1 ) of, read 
with clause ( b ) of the Explanation to , section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 196 ] ) , the Central 
Government had specified at serial number 14 , the project of scheme for Construction , furnishing and 
equipments of 100 bed hospital at Perumalpuram Panchayat , Kanyakumari District , Tamil Nadu, by Indian 
Medical Centre, 283 , TTK Road , Chennai-600018 , as an eligible proiect or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 1997- 1998 which was extended further vide notification number S . 0 . 1174 ( E ) 
dated the 26 " Noveniber , 1999 for a period of two years beginning with assessment year 2000 -2001 and which 
was extended further vide notification number S 0 . 923 ( E ) dated the 20th September, 2001 for a period of Three 
years beginning with assessment year 2001 - 2002 and the cost of the project was amended from rupees 162. 78 
lakhs to rupees 385 78 lakhs, 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub -rule (5 ) 
of rule TIM of the Income- lax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years , 


Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of , 
read with clause ( b ) of the Explanation to, section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereby 
specifies the scheme or project for Construction , furnishing and equipments of 100 bed hospital at 
Perumalpuram Panchayat, Kanyakumari District, Tamil Nadu by Indian Medical Centre , 283, TTK Road , 
Chennai -600018 , without any change in the approved cost, as an eligible project or scheme for a further period 
of three years commencing from the financial year 2003 - 2004 . 


INo. 26/2005 /F . No . NC -270/ 408/ 2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy .(National Comminee ) 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 फरवरी, 2005 


का . आ. 128( अ ) - जबकि आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, क्ति 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 14 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 212 ( अ0 ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती परसनबेन नारनदास रामजी शाह (तलाजावाला) सोसाइटी फॉर रिलीफ 
एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसएबल्ड, 51 , विद्यानगर, भावनगर- 384002 , गुजरात द्वारा गुजरात के 
ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में तथा देश के अन्य भागों में रहने वाले अस्थि रोग से 
विकलांग गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए निशुल्क पोलियो आपरेशन चलाने तथा निशुल्क कृत्रिम अंग 
प्रदान करने के कार्यक्रम को बढ़ाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999- 2000 से 
आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 जून , 2001 की अधिसूचना सं0 सio 
आ0 557 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002 -2003 से आरम्म होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन 
वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 14 अगस्त , 2002 की 
अधिसूचना सं0सा000 867 ( अ ) द्वारा ( क ) 310 लाख रू0 की लागत पर निशुल्क पोलियो 
आपरेशन तथा कृत्रिम सामग्री और उपकरण प्रदान करना; ( ख ) निशुल्क पोलिया आपरेशन चलाने के 
बढ़ाए गए कार्यक्रम के प्रति 150 .00 लाख रुपए की लागत पर प्रोस्थेटिक तथा ओस्थेटिक 
तकनीशियनों, सुपरवाइजरों और अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण तथा 460 . 00 लाख 
रूपए की अनुमोदित लागत पर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में तथा देश के 
अन्य भागों में रहने वाले अस्थि रोग से विकलांग गरीब लोगों के पनुर्वास के लिए निशुल्क कृत्रिम अंगों 
की व्यवस्था करने को समाविष्ट करके परियोजना को संशोधित किया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है. इस 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए श्रीमती परसनबेन . नारनदास रामजी शाह ( तलाजावाला) सोसाइटी फॉर रिलीफ एंड 
रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसएबल्ड, 51 ,विद्यानगर , मावनगर- 364002, गुजरात द्वारा चलाई जा रही ( क ) 
310 लाख को लागत पर निशुल्क पोलियो आपरेशन तथा कृत्रिम सामग्री और उपकरण प्रदान 
करने ( ख) 150 .00 लाख रूपए की लागत पर प्रोस्थेटिक एवं ओरथोटिक , तकनीशियनों , सुपरवाइजरों 
तथा अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004 . 
2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित लागत में कोई 
परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 27 /2005/ फा . ए सी - 270/408 / 2004 ) 
सनील चन्द्र शर्मा उ ‘ मनिम ( गी कि 


THE GAZETTE OF INDJA EXTRAORDINARY 


[PART ( 

1 


ST:2 3 (11) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February 2005 


S . O . 128 ( E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Deparment of Revenue ) number SO212 ( E ) dared the 14h April, 1999 , issued under sub - section ( 1 ) of, read 
with clause (b ) of the Explanation to, section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 3 the project or scheme for Extended programme of conducting free 
polio operations and providing free artificial limbs to rehabilitate orthopaedically disabled poor people living in 
rural areas and urban slums in Gujarat and other parts of the country , by Smt. Passanben Narandas Ramji Shah 
( Talajawala ) Secieży For Relief and Rehabilitation of Disabled , 51, Vidhyanagar, Bhavnagar - 364002 , Gujarat 
as an eligible projecı or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 , which 
was extended further vide notification number S . O .557 ( E ) dated 2014 June , 2001 for a period of three years 
beginning with assessment year 2002 - 2003 and which was amended vide notification number S .O 867 (E ) dated 
the 14 " August , 2002 by modifying the project by incorporating (a ) Free Polio operations and providing 
artificial aids and appliances cost Rs.310 lakhs; (b ) Construction of Training Centre for Prosthetic and Orthotic 
Technician , Supervisors and Engineers at a cost of Rs. 150 00 lakhs against extended programme of conducting 
free Polio Operations and providing free artificial limbs to rehabilitate orthopaedically disabled poor people 
living in rural areas and urban slums in Gujarat and other parts of the country at a cost of Rs 460 00 lakhs in the 
approved cost , 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) 
of rule 11M of the income tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years . 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read 
with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies 
the scheme or project for (a ) Free Polio operations and providing artificial aids and appliances cost Rs.310 
lakhs; (b ) Construction of Training Centre for Prosthetic and Orthotic Technician , Supervisors and Engineers at 
a cost of Rs 150 .00 lakhs, which is being carried out by Smt. Parsanben Narandas Ramji Shah ( Talajawala ) 
Society For Relief and Rehabilitation of Disabled , 51 , Vidhyanagar, Bhavnagar- 364002 , Gujarat, without any 
change in the approved cost, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing 
from the financial year 2004 - 2005. 


No. 279003F.No.NC -270 :408 2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy , (National Committee ) 


अधिसूचना 

as farmont, 2 til arêt , 2005 
761.37. 123 37 ). - afas 311407 RA 1961 (1961 87 43 ) ari 35 4 17 $ 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
a Pawia 12 3D ,1993 at theryal RO FiO 30 602 ( 310 ) Gretta Hör + 
महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी , दयानन्द भवन , 3/ 5 , आसफ 
अली रोड, दरियागंज , नई दिल्ली द्वारा अगरोहा, जिला हिसार, हरियाणा में मात्र पाँच करोड़ पाँच 
लाख रूपए की अनुमानित लागत पर महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण की परियोजना अथवा 


[ भाग ॥ - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 199495 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में 2 फरवरी, 1996 
की अधिसूचना सं0 सां0 आ094 ( अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997- 1998 से आरम्भ होने वाले कर 
निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था , जिसे बाद में दिनांक 12 
मार्च,1998 की अधिसूचना सं0सा0आ0 200( अ ) द्वारा कर निर्धारण 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले 
वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 28 दिसम्बर, 2001 
की अधिसूचना सं0स0आ0 1269 ( 40 ) द्वारा कर निर्धारण 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संमावना 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , इस 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 3 के उप-नियम (5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी, दयानन्द भवन , 3/ 5 , 
आसफ अली रोक, दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा अगरोहा, जिला हिसार , हरियाणा में चलाई जा रही 
महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004- 2005 से प्रारंभ 
होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिर करती है । 

[ सं. 28 / 2005/ फा . सं. एनसो - 270/ 408/ 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd February , 2005 
S . O . 129 (E ) .- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) number 5 . 0 .602( E ) dated the 12th August, 1993 , issued under clause ( b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified 
at serial number 3 , the project of scheme for Construction of Maharaja Agrasen Hospital at Agroha , District 
Hisar , Haryana by Maharaja Agrasen Medical Education & Scientific Research Society , Dayanand Bhawan , 
3 / 5 , Asaf Ali Road , Darya Ganj , New Delhi , as an eligible project or scheme for a period of three years at the 
estimated cost of rupees five crores five lakhs only , as an eligible project or scheme for a period of three years 
in relation to assessment year 1994- 1995 which was extended further vide notification number S . 0 . 94 ( E ) dated 
the 2 February , 1996 for a period of two years beginning with assessment year 1997 - 1998 which was extended 
vide notification number 9 . 0 . 200 ( E ) dated the 12 " March , 1998 for a period of three years beginning with 
assessment year 1999 - 2000 and which was extended vide notification number S . O . 1269 ( E ) dated the 28th 
December , 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002 - 2003 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) 
of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years%3B 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3( i)]] 


___ Now , therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) read 
with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies 
the scheme or project of for Construction of Maharaja Agrasen Hospital at Agroha , District Hisar , Haryana , 
which is being carried out by Maharaja Agrasen Medical Education & Scientific Research Society , Dayanand 
Bhawan, 3/5, Asaf Ali Road , Darya Ganj, New Delhi, without change in the approved cost, as an eligible 
project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2004 - 2005 . 


No . 282005/F. NO. NC- 2704082004) 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy . Secy. (NationalCommittee) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 
का. आ. 130( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
दिनांक 11 फरवरी , 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आO 96( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दि कैंसर 
इंस्टिट्यूट ( डब्ल्यू०आई०ए० ) ट्रस्ट , पूर्व कनाल बैंक रोड , गांधी नगर , अदयार, चैन्नई-600020 द्वारा 
तमिलनाडु, चैन्नई में कैंसर संस्थान के समान्य वार्डों में गरीब कंसर रोगियों को कैसररोधी ओषधियों और 
मुफ्त भोजन प्रदान करने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999- 2000 से आरम्भ होने वाले 
वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में छ: करोड़ पचास लाख रुपए 
की कार्पस निधि के रूप में अनुमानित लागत पर क्रम सं0 9 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में 
दिनांक 20 सितम्बर , 2001 की अधिसूचना सं0 स0आ0 920 ( अ ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से 
आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है । 


और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने 
आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 


इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1981 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कैंसर 
इंस्टिट्यूट ( डब्ल्यू0आई0ए0) ट्रस्ट , पूर्व कनाल बैंक रोड , गांधी नगर, अदयार, चैन्नई-600020 द्वारा 
तमिलनाडु, चैन्नई में कैंसर संस्थान के समान्य वार्डों में गरीब कैंसर रोगियों को कैंसररोधी ओषधियों और 
मुफ्त भोजन प्रदान करने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय 
वर्ष 2004 -2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 29/ 2005 / फा. सं. एनसी- 270/ 408/ 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


[ भाग [[ - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


SO. 139KE) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) number S . 0 . 96 ( E ) dated the 114 February, 1999 , issued under clause ( b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had specified 
at serial number 9 , the project or scheme for Providing free food and anti -Cancer drugs to poor cancer patients 
in General wards of Cancer Institute at Chennai, Tamil Nadu , by The Cancer Institute (WIA ) Trust, East Canal 
Bank Road , Gandhi Nagar, Adyar , Chennai-600020 , at the estimated cost of rupees six crore fifty lakhs only as 
corpus fund , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999 
2000 and which was extended further vide notification number S. 0 .920 ( E ) dated the 20th September, 2001 for a 
period of three years beginning with assessment year 2002- 2003 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) 
of rule IIM of the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read 
with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereby specifies 
the scheme or project of for Providing free food and anti -Cancer drugs to poor cancer patients in General wards 
of Cancer Institute at Chennai, Tamil Nadu , which is being carried out by The Cancer Institure (WIA ) Trust , 
East Canal Bank Road , Gandhi Nagar, Adyar, Chennai-600020, without change in the approved cost, as an 
eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2004 -2005, 


No . 29/2005 / F. No. NC-270/ 408/ 2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy .(NationalCommittee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 
का. आ. 131 ( अ ) - - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
दिनांक 12 दिसम्बर , 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आo 1209 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने डोन बोसको 
सेल्फ एम्पलाइमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट , 120 , मीरा पारा रोड , डाकघर भट्टानागर, हावडा 711203 द्वारा 
पश्चिम बंगाल में शिक्षा छोड़ने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए उद्यमीवृति के साथ दक्षता प्रशिक्षण की स्कीम या 
परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक 
पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 500 .00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित केवल पांच करोड़ 
पचासी लाख रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है । 

और, जबकि आर्थिक समाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो 
जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन 
नों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART I] - SEC . 3(ii)] 


इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोन 
बोसको सेल्फ एम्पलाइमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट , 120 . मीरा पारा रोड , डाकघर मटटानागर, हावटा 711203 
द्वारा चलाई जा रही पश्चिम बंगाल में शिक्षा छोड़ने गले गरीब व्यक्तियों के लिए उद्यमीवृति के साथ दक्षता 
प्रशिक्षण की स्कीम या परियोजना को अनुमोटित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004- 2005 
से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 

( सं. 30 /2005/ फा , सं. एनसी - 270/408/ 2004 ) 
सुतोल घन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2005 


S. O. 131 ( E) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) number S . O 1209 ( E ) daied the 12 December , 2001 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified 
al senal number 3, the project or scheme for Skill training with entreprenurship for poor drop -outs at West 
Bengal , by Don Bosco Self Employment Research Institute, 120, Mirpara Road , P. O . Bharnanagar . Howrah 
711203 , at the estimated cost of rupees five crore eight five lakhs including a corpus fund of Rs 50000 lakhs 
only, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002- 2003 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years , 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a funher recommendation under sub - rule ( 5 ) 
of rule lM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years, 


____ Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) read 
with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies 
The scheme or project of for Skill Iraining with entreprenurship for poor drop - outs al West Bengal , which is 
being carried out by Don Bosco Self Employment Research Institute , 120 . Mirpara Road , P . O Bhattanagar , 
Howrah - 711203, without change in the approved cost, as an eligible project or scheme for a further period of 
three years commencing from the financial year 2004 - 2005 


( No . 50/ 2005/ F. NO. NC 270/408 / 2004 ) 
SUNIL CHANDERSHARMA. Dy. Secy. ( National Comminee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ती, 2 फरवरी, 2005 
का. आ . 132( अ ).-- - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
दिनांक 16 मार्च,1994 की अधिसूचना सं0 सा0 आo 224( अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दि मेमोरियल फंड 
डिसास्टर रिलीफ इंडिया , मार्फत दिल्ली चेशियर होम , ओखला रोड, नई दिल्ली द्वारा सिक्किम, हिमाचल 


[ भाग II - खण्ड 3 (16 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रदेश, सूरत और दिल्ली में विश्व स्मारक निधि टी0बी0 परियोजना के चार गतिशील दलों की स्कीम की 
परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1994 -1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक 
पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में चालीस लाख इकतालीस हजार छ: सौ रुपए की अनुमानित लागत 
पर क्रम सं0 3 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 4 अप्रैल , 1995 की अधिसूचना सं0 स0आo 
297 ( अ ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे 
बढ़ाया गया था जिसे बाद में दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं0 स0आ0 916 ( अ) द्वारा कर 
निर्धारण वर्ष 1999- 2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और जिसे 
बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं0 सां आo 566 ( अ0 ) द्वारा पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टियों “ सिक्किम , हिमाचल प्रदेश, सुरत , दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 
उत्तरांचल में विश्व स्मारक निधि टी0बी0 परियोजना के नौ गतिशील दलों के लिए नौ वाहनों की खरीद " को 
शामिल करके परियोजा की शीर्षक में संशोधन किया गया और कर निधारण वर्ष 2002- 2003 से आरम्भ होने 
वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना की अनुमानित लागत को 40 , 41 ,600 रुपए से 338. 19 लाख 
रुपए बढ़ा दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है ; 

और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निव्यादित की जा रही है, इस समिति ने 
आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। 

इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि 
मेमोरियल फंड डिसास्टर रिलीफ इंडिया , मार्फत दिल्ली चेशियर होम , ओखला रोड, नई दिल्ली द्वारा 
सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और दिल्ली में विश्व स्मारक निधि टी0बी0 परियोजना के चार गतिशील दलों 
की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004- 2005 से प्रारंभ 
होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट 
करती है । 


[ सं. 31/ 2005 / फा . सं. एनसी - 270/ 408 / 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


S. O . 132 (E ) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) number S. 0 . 224 ( E ) dated the 16th March, 1994, issued under clause ( b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified 
at serial number 3, the project of scheme for World Memorial Fund T .B . Project- Four mobile teams at Sikkim , 
Himachal Pradesh , Surat and Delhi, by The Memorial Fund for Disaster Relief India , Clo The Delhi Cheshire 
Home, Okhla Road , New Delhi, at the estimated cost of rupees forty lakhs forty one thousand six hundred only , 
as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1994 - 1995 which was 
extended further vide notification number 5 . 0 .297 (E ) dated the 4 April , 1995 for a period of three years 
beginning with assessment year 1996 -97 which was extended vide notification number S . 0 . 916 ( E ) dated the 
29 December, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 and which was 
extended vide notification number 9 . 0 .566 (E ) dated 20Ch June, 2001 by modifying the title of the project by 


37 | GI/05 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (0 )] 


incorporating the following entries “ World Memorial Fund T .B . Project – Purchase of 9 vehicles for 9 mobile 
teams at Sikkim , Himachal Pradesh , Surat, Delhi, Haryana , Rajasthan , U . P and Uttaranchal" against the earlier 
ones and enhancing the estimated cost of the project from Rs. 40 , 41 , 600 to Rs . 338. 19 lakhs for a period of three 
years beginning with assessment year 2002 - 2003 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven year , 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) 
of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years , 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read 
with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies 
the scheme or project of for World Memorial Fund T . B . Project- Four mobile teams at Sikkim , Himachal 
Pradesh , Surat and Delhi, which is being carried out by The Memorial Fund for Disaster Relief India , Clo The 
Delhi Cheshire Home, Okhla Road , New Delhi, without change in the approved cost , as an eligible project or 
scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2004 - 2005. 


No. 31/ 2005/ F . No. NC - 270 / 408/2004 ] 
SUNILCHANDER SHARMA, Dy . Secy. ( National Committee ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 


का . आ . 133( अ ). - . जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आo 92 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
जसालपुर आरोग्य मण्डल , जसालपुर, ताल काडी,जिला मेहसाना , उत्तर गुजरात द्वारा उत्तर गुजरात के 
जिला मेहसाना, ताल काडी , जसालपुर में पी० एच० भगवती सार्वजनिक अस्पताल के अनुरक्षण की 
स्कीम की परियोजना कर निर्धारण वर्ष 1996- 97 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में चौतीस लाख तेईस हजार रूपए की अनुमानित लागत 
पर क्रम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 15 मई, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आo 
406 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999 -2000 से आरम्म होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के 
लिए ओर बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना 
सं०सां0आ0 916 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण 2002- 2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि 
के लिए आगे बढ़ाया गया था । 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है ,इस 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ह के उप-नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 


[ भाग - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम , 1981 (1981 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए जसालपुर आरोग्य मण्डल, जसालपुर, ताल काडी,जिला मेहसाना , उत्तर गुजरात द्वारा चलाई 
जा रही उत्तर गुजरात के जिला मेहसाना, ताल काडी, जसालपुर में पी० एच० भगवती सार्वजनिक 
अस्पताल के अनुरक्षण की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना परिवर्तन किए वित्तीय 
वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 32 / 2005/ फा. सं . एनसी -270/ 408 / 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February, 2005 


S .O . 133 (E ) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue) number S . 0 .92( E ) dated the 2nd February , 1996 , issued under clause ( b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified 
al serial number 9 , the project of scheme for Maintenance for P . H .Bhagwati Sarbajanik Hospital at Jasalpur , 
Tal . Kadi District Mehsana of North Gujarat , by Jasalpur Arogya Mandal , Jasalpur , Tal. Kadi , District 
Mehsana , North Gujarat at the estimated cost of rupees thirty four lakhs twenty three thousand only as an 
eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was 
extended further vide notification number S . 0 . 406 ( E ) dated the 15th May, 1998 for a period of three years 
beginning with assessment year 1999 - 2000 and which was extended further vide notification number 
S . O . 916 (E ) dated the 20th September, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002 
2003 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) 
of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years , 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read 
with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies 
the scheme or project for Maintenance for P . H . Bhagwati Sarbajanik Hospital at Jasalpur, Tal . Kadi District 
Mehsana of North Gujarat, which is being carried out by Jasalpur Arogya Mandal, Jasalpur, Tal. Kadi, District 
Mehsana, North Gujarat , without change in the approved cost as an eligible project or scheme for a further 
period of three years commencing from the financial year 2004 - 2005 . 


No. 322005/ F. No. NC -270 / 408/ 2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA , Dy . Secy .(National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II — Sec . 3 (ü ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 


1 


. 


का. आ. 134( अ ) - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 18 मार्च,2002 की अधिसूचना सं० सां० आ0 312 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
इकबाल मुहम्मद ट्रस्ट , गांधीपेट , कोलीमलाई रोड, लवडेल ऊटी- 43003 द्वारा लाईट एंड लाइफ 
अकादमी, ऊटी ( सामाजिक कल्याण और पर्यावरण जागरूकता परियोजना) को चलाने और उपस्करों, 
पुस्तकों, फर्नीचर/फिक्चरस, वाहनों की खरीद , भवन निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर 
निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र स्कीम भा 
परियोजना के रूप में दो सौ लाख रूपए की अनुमानित लागत पर विनिर्दिष्ट किया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षों से अधिक समय तक चलने की संमावना है । 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( s ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है; 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए इकबाल मुहम्मद ट्रस्ट , गांधीपेट , कोलीमलाई रोड, लबडेल ऊटी-643003 द्वारा लाईट एंड 
लाइफ अकादमी, उटी ( सामाजिक कल्याण और पर्यावरण जागरूकता परियोजना) को चलाने और 
उपस्करों, पुस्तकों, फर्नीचर/फिक्चरस , वाहनों की खरीद , मवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को 
अनुमोदित लागत में बिना परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2003 - 2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो 
वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 33/ 2005/ फा. सं, एनसो - 270/ 408/ 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


1. ). 134(E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Departmelhi of Revenue ) number S . O . 312 ( E ) dated the 18 " March , 2002 , issued under clause ( b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified 
the project of scheme for Construction of building , Purchase of equipments, Books, fumiture / fixtures, Vehicles 
and running of light and Life Academy, Ooty ( Social Welfare and Environment Awareness Project ), by Iqbal 
Mohamed Trust , Gandhipet, Kolimalai Road , Lovedale Ooty-643003 at the estimated cost of rupees two 
hundred lakhs only as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 
2002 - 2003 . 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years ; 


[ भाग II - खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) 
of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two 
years; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) read 
with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies 
the scheme or project for Construction of building , Purchase of equipments , Books, furniture/ fixtures, Vehicles 
and running of Light and Life Academy, Ooty ( Social Welfare and Environment Awareness Project) , which is 
being carried out by IqbalMohamed Trust, Gandhipet, Kolimalai Road , Lovedale Ooty -643003, without change 
in the approved cost as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the 
financial year 2003 - 2004 . 


[ No. 33/ 2005/ F. No . NC -270/408 /2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA , Dy . Secy. (NationalCommittee) 


अधिसूचना । 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 


का. आ. 134( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
दिनांक 12 मार्च,1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 198( अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री वेद- गोविन्दपुरा 
सार्वजनिक दवाखानु, ग्राम वेद , तालुका कलोल , द्वारा- नरदीपुर , जिला महेसाणा , उत्तर गुजरात-382735 द्वारा 
ग्राम वेद , तालुक कलोल , जिला महेसाणा, गुजरात में बी0एम0बी0 सार्वजनिक अस्पताल के लिए एंबुलेंस वैन 
तथा दवाइयों की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में सात लाख सत्तासी हजार रुपए की 
अनुमानित लागत पर कम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे दिनांक 26 मई,2000 की अधिसूचना 
सं0 स0आ0 511 ( अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001- 2002 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि 
के लिए और आगे बढ़ाया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; 

और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने 
आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
सटीकरण हे खण्य ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वेद 
गोबिन्दपुरा सार्वजनिक दवाखानु, ग्राम वेद, तालुका कलोल, द्वारा- नरदीपुर , जिला महेसाणा, उत्तर गुजरात 
382135 नारा ग्राम वेद, तालुक कलोल , जिला महेसाणा, गुजरात में बी0एम0बी0 सार्वजनिक अस्पताल के 
लिए ऐलेस वैन तथा दवाइयों की स्कीम की परियोजना या स्कीम की अनुमोदित लागत में बिना कोई 
परिवर्तन के क्तिीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र 
परियोजना अव्यवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 34 / 2005 / फा . सं. एनसी -270/ 408 / 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - ~- SEC. 3( 1)] 


NOTTFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


5.0 . 135 ( E ). — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) number SO. 198( E ) dated the 12 * March, 1998 , issued under clause ( b) of the 
Explanation 10 section 35AC of the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified 
at serial number 4 . the project of scheme for Ambulance Van and medicines for B . M . B . Sarvajanik Hospital at 
Village Veda , Taluka Kalol, District Mehsana , Gujarat, by Shree Veda -Govindpura Sarvajanik Davakhanu , 
Village Veda, Taluka Kalol, Via - Nardipur , District Mehsana, North Gujarat - 382735 , at the estimated cost of 
rupees Seven lakhs Eighty seven thousand only , as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessinent year 1998 - 1999 which was extended further vide notification number S . O . 511 ( E ) 
dated the 26th May , 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001 - 2002 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years, 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) 
of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


___ Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read 
with clause ( b) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies 
the scheme or project for Ambulance Van and medicines for B .M . B . Sarvajanik Hospital at Village Veda, 
Taluka Kalol, District Mehsana, Gujarat , which is being carried out by Shree Veda-Govindpura Sarvajanik 
Davakhanu , Village Veda , Taluka Kalol, Via - Nardipur, District Mehsana , North Gujarat - 382735, without 
change in the approved cost as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing 
from the financial year 2003 - 2004 . 


INo. 34/2005 / F. No. NC -270/ 4082004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA , Dy . Secy .(NationalComminee ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2005 


का. आ. 136 ( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, क्ति मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
दिनांक 11 मई , 1999 की अधिसूचना सं0 सांo आo 300/ अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लोक कल्याण 
समिति , 11-ए , विष्णु दिगम्बर मार्ग, राऊज ऐवन्यू , नई दिल्ली-110002 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली में 
मात्र दस करोड़ ग्यारह लाख रुपए की अनुमानित लागत पर आँखों की देख- रेख के कार्यक्रम की परियोजना 
या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000- 2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक 
पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर विनिर्दिष्ट किया था तथा जिसे बाद में 13 जून 
, 2003 की अधिसूचना सं0 स0आ0 687 ( अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003- 2004 से आरम्भ होने वाले वर्ष 
से दो वर्षों से की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था , 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और , जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस 
समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 113 के उपनियम( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 


इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्य ख ) के साथ पठित उपचारा ( 1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक 
कल्याण समिति , 11-ए. विष्णु दिगम्बर मार्ग , राऊज ऐवन्य, नई दिल्ली-110002 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , 
दिल्ली में चलाए जा रहे आँखों की देख-रेख के कार्यक्रम की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 
2004- 2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए अनुमोदित लागत 
में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 35/ 2005 / फा. सं. एनसो - 270 / 408/ 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 2nd February, 2005 


50. 136 ( E) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
Department of Revenue ) number 5. 0 .308 ( E ) dated the 11th May , 1999 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified 
at serial number 3 , the project of scheme for Eye Care Programme in the National Capital Region , Delhi, by 
Lok Kalyan Samiti 11- A , Vishnu Digamber Marg, Rouse Avenue , New Delhi - 110002 at the estimated cost of 
rupees ten crores eleven lakhs only , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 2000 - 2001 and which was extended further vide notification number S . 0 . 687( E) dated the 13th 
June, 2003 for a period of two years beginning with assessment year 2003 -2004 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) 
of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


Now, therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read 
with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies 
the scheme or project for Eye Care Programme in the National Capital Region , Delhi, which is being carried out 
by Lok Kalyan Samiti 11 - Ą , Vishnu Digamber Marg , Rouse Avenue, New Delhi- 110002, without change in the 
approved cost as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial 
year 2004 - 2005. 


No . 35/ 2005/F . No . NC-270/ 408/ 2004 ] 
SUNILCHANDER SHARMA, Dy. Secy. ( National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I! — SEC. 3( 1) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2005 


का . आ. 137 ( अ ). - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
दिनांक 13 मार्च,1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 194( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री के . जे . मेहता 
टी . बी . हॉस्पिटल, अमरगढ़-364210, जिला भावनगर, गुजरात द्वारा अमरगढ़ में मौजूदा 747 बिस्तर वाले 
के0जे0 मेहता टी0बी0 हॉस्पिटल के नवीनीकरण और उसे आधुनिक बनाने और कुछ नया जोड़ने, बदलाव 
लाने तथा सड़कों के निर्माण तथा पुराने फर्नीचर स्टाफ क्वार्टरों को बदलने / सज्जित करने और नए स्टाफ 
क्वार्टरों के निर्माण तथा जिला भावनगर , गुजरात में अस्पताल के लिए उपस्कर तथा टी0बी0 के 75 शिविर 
लगाने की स्कीम की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1996 -1997 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर मात्र तीन करोड़ उन्नीस लाख 
और साठ हजार रुपए की अनुमानित लागत पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 27 मार्च 
1997 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 265 ( अ) द्वारा करनिर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से 
तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 
288 ( अ ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2001- 2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
संशोधित करके लागत को 319. 60 लाख रुपए से 419 .60 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; 

और , जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने 
आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के . जे . 
मेहता टी . बी . हॉस्पिटल , अमरगढ़ - 364210 , जिला भावनगर, गुजरात द्वारा अमरगढ़ में मौजूदा 747 बिस्तर 
वाले के0जे0 मेहता टी0बी0 हॉस्पिटल के नवीनीकरण और उसे आधुनिक बनाने और कुछ नया जोड़ने , 
बदलाव लाने तथा सड़कों के निर्माण तथा पुराने फर्नीचर स्टाफ क्वार्टरों को बदलने / सज्जित करने और नए 
स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण तथा जिला भावनगर, गुजरात में अस्पताल के लिए उपस्कर तथा टी0बी0 के 75 
शिविर लगाने की स्कीम की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 
2003- 2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 36/2005/ फा . सं. एनसी - 270/ 408/ 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February 2005 


S . O . 137 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) number S . O 194 ( E ) dated the 134 March , 1995 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government had specified 
at serial number 4, the project of scheme for Renovation and updating of existing 747 beded K . J. Mehta T . B . 
Hospital including additions, alterations and roads and furnishing replacemeni of old furniture / staff quarters and 
consiruction of new staff quaners at Amargarh and equipments for the hospital and conducting 75 T . B . 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


diagnositic camps at District Bhavnagar , Gujarat, by Shri K. J. Mehta T . B. Hospital , Amargarh-364210, District 
Bhavnagar, Gujarat at the estimated cost of rupees three crores nineteen lakhs and sixty thousand only , as an 
eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was 
extended further vide notification number S .O .265( E ) dated the 27th March , 1997 for a period of three years 
beginning with assessment year 1998 -1999 which was extended further vide notification number S. 0 . 288( E ) 
dated the 28th March , 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2001- 2002 and also 
amended to enhance the cost from Rs. 319 .60 lakhs to Rs.419.60 lakhs; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years , 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) 
of rule 11 M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read 
with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies 
the scheme or project for Renovation and updating of existing 747 beded K . J . Mehta T . B. Hospital including 
additions, alterations and roads and furnishing / replacement of old furniture/ staff quarters and construction of 
new staff quarters at Amargarh and equipments for the hospital and conducting 75 T . B . diagnositic camps at 

District Bhavnagar , Gujarat , which is being carried out by Shri KJ. Mehta T . B . Hospital , Amargarh-364210 , 
District Bhavnagar , Gujarat, without change in the approved cost as an eligible project or scheme for a further 
period of three years commencing fromthe financial year 2003- 2004. , 


[ No . 36/2005 / F. No . NC-270 / 408 / 2004] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy . ( National Committee ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 


का . आ . 138 ( अ ). -. जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) 
की दिनांक 20 अगस्त , 1997 की अधिसूचना सं० सांo आo 591 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
आध्यात्मिक आंतरिक मंडल , नाल का भोगल , बस स्टैंड के निकट , संसाद- 382110 , जिला 
अहमदाबाद, गुजरात द्वारा संसाद , जिला - अहमदाबाद में भूमि , भवन के निर्माण, उपस्करों/ उपकरणों के 
लिए और एम0डी0 पटेल सर्वोदय आंखों / हड्डी का अस्पताल चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को 
कर निर्धारण वर्ष 1998 - 1999 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में पचास लाख रूपए की कार्पस निधि सहित सत्तर लाख रूपए की अनुमानित 
लागत पर क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे करनिर्धारण वर्ष 2001- 2002 से आरम्म 
होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं . सां0आ0 856 
( अ0 ) द्वारा और आगे बढ़ाया गया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है ; 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना 

अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 
37 / 4 / os 


THE GAZEITE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


PARTII - SEc . 3(ii ) ] 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पटित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए आध्यात्मिक आंतरिक मंडल , नाल का भोगल , बस स्टैंड के निकट , संसाद- 382110 , 
जिला- अहमदाबाद , गुजरात द्वारा चलाई जा रही संसाद, जिला- अहमदाबाद में भूमि , मवन के निर्माण , 
उपस्करों/ उपकरणों के लिए और एम0डी0 पटेल सर्वोदय आंखों / हड्डी का अस्पताल चलाने की 
परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2004- 2005 से 
प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप 


में विनिर्दिष्टवाले वर्ष से आगे तीन दल लागत में बिना कोईयसो 
(हड्डी का 


[ सं. 37 /2005/ फा. सं. एनसी -270 / 408/ 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


उप- सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


S. O. 138( E ), - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) number S . O .591 (E ) dated the 2014 August, 1997 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified 
at serial number 3, the project of scheme for Land, construction of building, equipments / instruments and 
running of MD. Patel Sarvoday Eye/Orthopaedic Hospital at Sansad , District Ahmedabad , Gujarat by 
Adhyatmik Antarik Mandal, Nala s Bhogal, Near Bus Stand , Sansad - 382110, District - Ahmedabad , Gujarat at 
the estimated cost of rupees seventy lakhs plus a corpus fund of rupees fifty lakhs only , as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998 - 1999 and which was extended further 
vide notification number S 0 .856 (E ) dated the 214 September , 2000 for a period of three years beginning with 
assessment year 2001 - 2002 : 


- 


- 


-- 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whercas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) 
of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years, 


fore, the Central Goverinn 35 AC of the Income to 


instruments and running carried out by 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read 
with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies . 
the scheme or project for Land , construction of building , equipments / instruments and running of M .D . Patel 
Sarvoday Eye/Orthopaedic Hospital at Sansad, District Ahmedabad , Gujarat, which is being carried out by 
Adhyatmik Antarik Mandal, Nala s Bhogal , Near Bus Stand , Sansad - 382110 , District- Ahmedabad , Gujarat , 
without change in the approved cost as an eligible project or scheme for a further period of three years 
commencing from the financial year 2003 - 2004 


{ No. 37. 2005 F. No . NC- 270/ 408/2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy (National Committee ) 


[ भाग 


- खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 
का . आ . 139( अ ) --- जबकि , आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , क्ति मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग) की दिनांक 25 सितम्बर,1992 की अधिसूचना सं० स० आ0 711( AO) URI ग्रीद 
सरकार ने बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर ( द्वारा तुरा) , सोनभद्र , उत्तर प्रदेश मास ( क ) 
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य मिशन- राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा ( ख) सोनमद्र जिला ( मतर 
प्रदेश) में जनजातीय गांवों में एक सी महिला और बाल केन्द्रों का निर्माण और उपस्कर , ( ग ) 
बनवासी भावना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास 
सम्प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण और उपस्कर परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 
1993 -1994 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अन्यथा 
स्कीम के रूप में मात्र नौ करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 1 पर विनिर्दिष्ट किया 
था और जिसे करनिर्धारण वर्ष 1998-97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए दिनांक 22 नवम्बर , 1994 की अधिसूचना सं0 स0मा0 841 ( अ0 ) द्वारा आगे बढ़ाया गया 
था जिसे करनिर्धारण वर्ष 1999- 2000 से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 
16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं0 58 ( अ ) द्वारा और आगे बढ़ाया गया था और जिसे कर 
निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 14 
अगस्त , 2002 की अधिसूचना सा0आ0 885 ( अ0 ) द्वारा और आगे बढ़ाया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की 
संभावना है 

और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का 
यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा 
रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत 
उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख ) के साथ पठित उपचारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर ( द्वारा तुरा ) , सोनभद्र , उत्तर प्रदेश द्वारा 
चलाई जा रही ( क ) महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य मिशन- राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा ( ख ) सोन्भद्र 
जिला ( उत्तर प्रदेश ) में जनजातीय गांवों में एक सौ महिला और बाल केन्द्रों का निर्माण और 
उपस्कर, (ग ) बनवासी भावना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य निर्धन छात्रों के 
लिए छात्रावास- सह- प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण और उपस्कर की परियोजना या स्कीम को 
अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004- 2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 38 / 2005/ फा. सं. एनसी - 270/ 408 /2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


371 GI / 05 - 4 


THE GAZEITE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[Parill — S & . 3( 11) 


NOTIFICATION 
New Delhi, ilie 2nd February , 2005 


" (), 1.39E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) number 9 . 0 . 711 ( E ) dated the 25 September, 1992 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified 
at serial number 1, the project of scheme for ( a ) Mahatama Gandhi Mission for Gram Swarjya (at an estimated 
cost of Rs six crores ), (b ) Construction and Equipment of One Hundred Women and Children Centres in the 
tribal village in the District of Sonbhadra (UP ) ( at an estimated cost of Rs. 1. 5 crores), and (c ) Banwasi 
Bhawana -Construction and Equipment of a Hostel -cum - training Centre for SC /ST and other poor students ( at 
an estimated cost of Rs 15 crores ), by Banwasi Seva Ashram , Govindpur ( Via Turra ), Sonbhadra , U . P , at the 
estimated cost of rupees nine crores only , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning 
with assessment year 1993 - 1994 which was extended further vide notification number SO 841( E ) dated the 
22 November , 1994 for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was 
extended further vide notification number S . O 58 ( E ) dated the 16th January, 1998 for a period of three years 
beginning with assessment year 1999 - 2000 and which was extended further vide notification number 
S . O . 865(E ) dated the 144 August , 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2002 - 2003 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years , 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) 
of rule 11M of the Income tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read 
with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies 
the scheme or project for (a) Mahatama Gandhi Mission for Giam Swarjya ( at an estimated cost of Rs. six 
crores ); (b ) Construction and Equipment of One Hundred Women and Children Centres in the tribal village in 
the District of Sonbhadra (UP ) ( at an estimated cost of Rs. 1. 5 crores ); (c ) Banwasi Bhawana - Construction and 
Equipment of a Hostel- cum - training Centre for SC /ST and other poor students ( at an estimated cost of Rs. 15 
crores ), which is being carried out by Banwasi Seva Aslıram , Govindpur (Via Turra ), Sonbhadra , U P , without 
change in the approved cost as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing 
from the financial year 2004 - 2005. 

[No . 38 /2003/ E . No.NC-270:408/2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy Secy. (National Committee ) 


अधिसूचना 

ps format 292927, 2005 
.311. 140( 37 ). Walas nt sfararry , 1961 (1961 1 43 ) ENRI 35 T5 TT 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विमाग ) 

RIG 17 418 ,1997 og fra RO HO HO 206 (30 ) GRT to Hior 8f919 
फाउंडेशन ट्रस्ट , गिरिराज, अंदी हिल , सेटेलाइट रोड, जोधपुर टेकरा, अहमदाबाद द्वारा 
भरतपुर , राजस्थान में आंखों का अस्पताल/ कैम्प चलाने के लिए उपस्करों और वाहनों की परियोजना 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (ii ) ] 

अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 1998 से आरम्म होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के 
लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में मात्र छब्बीस लाख अट्ठाईस हजार की अनुमानित 
लागत पर क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की 
अधिसूचना सं0 219 ( 30 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000- 2001 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया 
गया था और जिसे दिनांक 18 नवम्बर,1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आo 1147 ( अ0 ) द्वारा 
परियोजना की लागत को 28. 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 50. 00 लाख रूपए करके संशोधित किया 
गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस 
समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 50. 00 लाख 

० से 30 . 00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 50 .00 लाख रुपए तक संशोधित करने के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतदद्धारा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए 

( क ) एतदद्वारा फ्रेंडशिप फाउंडेशन ट्रस्ट , गिरिराज, अंदी हिल, सेटेलाइट रोड, जोधपुर टेकरा, 
अहमदाबाद द्वारा मरतपुर, राजस्थान में आंखों का अस्पताल / कम्प चलाने के लिए उपस्करों और वाहनों 
की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004 -2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, और 


( ख) दिनांक 17 मार्च, 1907 की अधिसूचना सं0 सांo आ0 206 ( अ0 ) को निम्नलिखित प्रभाव तक 
और संशोधन करती है ; नामतः 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 5 के सम्मुख कॉलम ( 4 ) में धारा 35 क ग के तहत 
कटौती के रूप में अनुमत लागत की राशि से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द “ केवल 50 .00 
लाख रूपये " के स्थान पर अक्षर, आंकड़े और शब्द “ 30 .00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 
50 .00 लाख रूपये प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 39 / 2005 / फा . सं. एनसो -270 / 408 / 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II —_ SEC . 3 ( W )] 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 2nd February , 2005 


S.O . 140( E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) number 5. 0 .206 (E ) dated the 17th March, 1997, issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified 
at serial number 8 , the project of scheme for Equipments and vehicle , running of Eye Hospital/camps at 
Bharatpur, Rajasthan , by Friendship Foundation Trust , Giriraj, Andi Hill , Satellite Road , Jodhpur Tekra, 
Ahmedabad , at the estimated cost of rupees twenty six lakhs twenty eight thousand only , as an eligible project 
or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 - 1998 which was extended further 
vide notification number S. O 219 ( E ) dated the 1 $ April, 1999 for a period of three years beginning with 
assessment year 2000 -2001 and which was amended vide notification number 9 . 0 . 1147 ( E ) dated 184 
November, 1999 by enhancing the cost of the project from Rs.26 .28 lakhs to Rs. 50 .00 . lakhs ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years , 

And , whereas , the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare , being 
satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub 
rule ( 5 ) of rule IIM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period 
of three year and amending the project cost from Rs 50 .00 lakhs to Rs.50 .00 lakhs plus à corpus fund of 
Rs 30 00 lakhs, 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with 
clause (b ) of the Explanation to section 35AC , of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), 

(a ) hereby specifies the scheme or project of Equipments and vehicle, running of Eye Hospital/camps at 

Bharatpur, Rajasthan which is being carried out by Friendship Foundation Trust, Giriraj, Andi Hill, 
Satellite Road Jodhpur Tekra, Ahmedabad , for a further period of three years commencing from the 

Financial year 2004 - 2005; and 
(b ) further amends the said notification number S. O 206 (E ) dated the 171h March , 1997, to the following 
cifeci, namely - 

in the said notification , in the Table against serial number 8, in column (4 ) relating to maximim 
amount of cost to be allowed as deductions under section 35 AC , for the letters, figures and word “ Rs. 50 .00 
lakhs" . The letters figure and word Rs 50 00 lakhs plus a corpus fund of Rs.30 .00 lakhs " shall be substituted . 


(No . 39/2005?F.No.NC- 270 /408/2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA. Dy Secy : (National Committee ) 


अधिसूचना 
Te feroni,227, 2005 


77. 347. 141( 34 ). – Hafes , urucht 3f9f924 , 1961 ( 1961 1 43 ) 27 ERI 35 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पटित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( proppa FT ) a felic 7 14 , 2002 fergan TO HÌO 3110 606( 310 ) GRI ste por 
SA The Har Doorse , 4274 A , 21 - 11 GRTY HARUCH sforilaut , HEHGIBIG -380006 GRI 
अहमदाबाद में श्री नवकर सरवर केन्द्र चलाने की और वाहनों की खरीद की स्कीम या परियोजना को कर 
निर्धारण वर्ष 2000- 2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में 15 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 


[ भाग - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है ; 

और, जबकि आर्थिक समाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो 
जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , इस समिति ने आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को सीन 
वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है; 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्य ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नवकर 
सरवर केन्द्र, प्रथम तल, बी - II राजहंस सोसायटी इलिसब्रिज , अहमदाबाद-380006 द्वारा अहमदाबाद में श्री 
नवकर सरवर केन्द्र चलाने की और वाहनों की खरीद की स्कीम या परियोजना को अनुमोदित लागत में बिना 
कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004- 2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 40/ 2005 / फा . सं. एनसी - 270/ 408 / 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


S.O . 141(E ) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue) number S . 0 .606( E ) dated the 7th June, 2002, issued under clause ( b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified 
at serial number 4 , the project of scheme for Running of Shree Navkar Sarvar Kendra and Purchase of vehicle at 
Ahmedabad , by Shree Navkar Sarvar Kendra, 15 Floor, B - II, Rajhans Society, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006 , 
at the estimated cost of rupees fifteen lakhs only, as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 2002- 2003 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years, 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) 
of rule IIM of the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years; 


____ Now, therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read 
with clause ( b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereby specifies 
the scheme or project for Running of Shree Navkar Sarvar Kendra and Purchase of vehicle at Ahmedabad , 
which is being carried out by Shree Navkar Sarvar Kendra, 1 " Floor , B- II , Rajhans Society, Ellisbridge , 
Ahmedabad - 380006 , without change in the approved cost as an eligible project or scheme for a further period of 
three years commencing from the financial year 2004 - 2005 


fNo. 40/2005 / E. No . NC- 270/ 408/ 2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA , Dy. Secy . (National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC 3 (ii )| 


- - -- - 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी , 2005 


का. आ. 142 ( अ ). -- जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व 
विभाग) की दिनांक 18 सितम्बर , 1998 की अधिसूचना सं0 सा0 आo 832( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने नन्दलाल मुलजी भूटा मेडिकल फाउंडेशन , स्टेशन रोड, सिहोर, जिला भावनगर , 
गुजरात राज्य- 364240 द्वारा श्री नंदलाल मुलजी भुटा मेडिकल फाउंडेशन , सिहोर , जिला 
भावनगर , गुजरात के लिए अस्पताल भवन के विस्तार के निर्माण और उपकरणों/ एम्बुलेंस की 
खरीद की स्कीम या परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000- 2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में तीन करोड़ रुपए की 
कार्पस निधि सहित केवल दो करोड़ चौसठ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 18 
पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सा0आ0 
905 ( अ ) द्वारा 1999- 2000से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढाया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की 
संभावना है । 

और , जबकि आर्थिक समाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही 
है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियमा 5) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है ; 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क 
ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए नन्दलाल मुलजी मुटा मेडिकल फाउंडेशन , स्टेशन रोड , सिहोर, गुजरात राज्य 
364240 द्वारा श्री नंदलाल मुलजी मुटा मेडिकल फाउंडेशन , सिहोर, जिला भावनगर , गुजरात के 
लिए अस्पताल भवन के विस्तार के निर्माण और उपकरणों/ एम्बुलेंस की खरीद की स्कीम या 
परियोजना को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004- 2005 से प्रारंभ 
होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 41/2005/ फा , सं. एनसी - 270 / 408/ 2004 } 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


5. 0. 142(E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Deparment of Revenue ) number S . 0 832( E ) dated the 18th September , 1998, issued under clause ( b ) of the 
• Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had specified 
at serial number 18 , the project of scheme for Construction of extension for hospital building, purchase of 
equipments ambulance for Shri Nandlal Mulji Bhuta Medical Foundation at Sihor, Districi Bhavnagar, Gujarat . 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


by Nandlal Mulji Bhuta Medical Foundation, Station Road, Sihor , Gujarat State - 364240. at the estimated cost 
of rupees two crores sixty four lakhs plus a corpus fund of rupees three crores only , as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 and which was extended further 
vide notification number SO. 905( E) dated the 20th September, 2001 for a period of three years beginning with 
assessment year 2002 - 2003 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years , 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) 
of rule 1 M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years , 


Nas therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read 
with clause ( b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies 
the scheme or project for Construction of extension for hospital building , purchase of equipments /ambulance 
for Shri Nandlal Mulii Bhuta Medical Foundation at Sihor , District Bhavnagar, Gujarat, which is being carried 
out by Nandlal Mulji Bhula Medical Foundation , Station Road , Sihor, Gujarat State - 364240 , without change in 
the approved cost as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the 
financial year 2004 - 2005 . 


No. 412005 / F. No. NC -270408: 2004 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA. Dy . Secy . (National Committee ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005 


का . आ. 143( अ ). - - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
दिनांक 2 फरवरी , 1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 92 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने करूणा 
न्यास, 22 गौतम नगर, निकट नारापुरा रेलवे क्रासिंग अहमदाबाद-13 द्वारा पूरे गुजरात में नेत्र 
आपरेशन , पोलियो आपरेशन कैम्प , आक्सीजन सिलेण्डर सेवा व एम्बुलेंस सेवा के संचालन करने की 
परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1996- 97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जिसे बाद में दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 57 ( अ0) द्वारा कर 
निर्धारण वर्ष 1999- 2000 से आरंभ होने वाले कनिर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा 
20 जून , 2001 की अधिसूचना सं0स0आ0 539 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002- 2003 से प्रारंभ 
होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए संशोधित करके लागत को 94 .00 लाख रू0 से 128 .00 
लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संमावना है; 

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, यह 
समिति आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश करती 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


P. RT II - Sc. 3{ i) 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए करूणा न्यास , 22 गौतम नगर, निकट नारापुरा रेलवे क्रासिंग अहमदाबाद- 13 द्वारा पूरे 
गुजरात में नेत्र आपरेशन पोलियो, आपरेशन कैम्प, आक्सीजन सिलेण्डर सेवा व एम्बुलेंस सेवा के 
संचालन करने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय 
वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 42 / 2005 / फा . सं. एनसी - 270/ 408 / 2004 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2005 


- 


- 


-- 
---- 


S . O . 143( E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) number S. O 92 ( E ) dated the 2nd February, 1996 , issued under clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government had specified 
at serial number 5 , the project of scheme to Conduct eye operation , polio operation camps, oxygen cylinder seva 
and ambulance service all over Gujarat,by Karuna Trust , 22 , Gautam Nagar, Near Narapura - Railway Crossing , 
Ahmedabad - 13, at the estimated cost of rupees ninety four lakhs, as an eligible project or scheme for a period 
of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was extended further vide notification number 
SO . 57 (E ) dated the 16th January , 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 
and which was extended further vide notification number S . O 539 ( E ) dated 204 June 2001 for a period of three 
years beginning with assessment year 2002 - 2003 and also amended to enhance the cost from Rs. 94 . 00 lakhs to 
Rs. 128. 00 lakhs , 


- 


- 


- 


- 


- 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years , 


- 


- 


- 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied 
that the said project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) 
of rule IIM of the Income-lax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years ; 


-- 
-- 


-- 
.. 
.. 
- 


- 


- 
- 
- 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read 
with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies 
the scheme oi project to Conduct eye operation , polio operation camps, oxygen cylinder seva and ambulance 
service all over Gujarat, which is being carried out by Karuna Trust , 22 , Gautam Nagar , Near Narapura . 
Railway Crossing , Ahmedabad - 13 , without change in the approved cost as an eligible project or scheme for a 
further period of three years commencing from the financial year 2004 -2005 . 


[ No. 42/ 2005/ F . No . NC -270/ 408/2004 ] 
SUNIL CHANDERSHARMA, Dy. Secy ( National Comiminee ) 


Printed by the Manager ( URLol India Press. Riny Road . Mayapuri. New Delhi - 110064 

and Published bi the Controller on Publications. 14 - thi - 110054 


